निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 ज्येष्ठ 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 410 ) पटना , शुक्रवार , 27 मई 2016 


मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 
( बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय ) 


- - - - - - - - - - 


अधिसूचना 

20 मई 2016 
सं0 सा०प्र० 23/ 2016 बि०आर०अ०- 284 — श्री उदय कुमार ठाकुर , स्थायी पुराभिलेखपाल , बिहार राज्य 
अभिलेखागार निदेशालय , पटना को सहायक अभिलेख निदेशक , बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय ( मुख्यालय ) , पटना के 
राजपत्रित वर्ग - 2 के स्थायी पद ( वेतनमान - पी . बी .- 2 रु0 9300 - 34800 ग्रेड पे - 4600 ) पर विभागीय प्रोन्नति समिति की 
अनुशंसा के आलोक में योगदान की तिथि से प्रोन्नति द्वारा पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 सा०प्र० 23/ 2016 बि आर०अ० - 284 — डॉ0 उर्मिला कुमारी , स्थायी पुराभिलेखपाल , बिहार राज्य अभिलेखागार 
निदेशालय , पटना को सहायक अभिलेख निदेशक , बिहार राज्य क्षेत्रीय अभिलेखागार , बेतिया के राजपत्रित वर्ग - 2 के स्थायी पद 
( वेतनमान - पी . बी. - 2 रु0 9300 - 34800 ग्रेड पे - 4600 ) पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में योगदान 
की तिथि से प्रोन्नति द्वारा पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रजेश मेहरोत्रा , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 410 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic . in 


